निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


1 ज्येष्ट 1940 ( श० ) 
( सं0 पटना 454 ) पटना, मंगलवार , 22 मई 2018 


सामान्य प्रशासन विभाग 


अधिसूचना 

21 मई 2018 
सं० 3 / एच० - 01 / 2018 / सा०प्र० - 6598 — भारत निर्वाचन आयोग द्वारा 50 - जोकीहाट विधान सभा निर्वाचन 
क्षेत्र के उप चुनाव के लिए दिनांक 28 .05.2018 (सोमवार) को मतदान की तिथि निर्धारित की गयी है । अतः राज्य 
सरकार लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा - 135 ( ख) में निहित प्रावधानों तथा एन०आई० एक्ट 1881 की 
धारा - 25 के स्पष्टीकरण के आलोक में , मात्र उक्त निर्वाचन क्षेत्र के लिए दिनांक 28.05 .2018 ( सोमवार) को सवैतनिक 
सार्वजनिक अवकाश घोषित करती है । 

बिहार - राज्यपाल के आदेश से , 

राजेन्द्र राम, 
सरकार के अपर सचिव । 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 

बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 454 -571 + 10 - डी0टी0पी0 । 

Website: http ://egazette .bih .nic. in 


